रजिस्ट्री सं. डी. एल. 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


REGISTERED No . D . L . -~- 33002/ 99 


भारत सरकार . 


REGISTERED Na D! 


दिल्ली राजपन 
Delhi Gazette 


जबन 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


सं. 06 
No. 061 


दिल्ली , मंगलवार , मई 26 , 2015 / ज्येष्ठ 5 , 1937 
DELIII, TUESDAY ,MAY 26 , 2015/ JYAISHTA 5 , 1937 


[ रा . रा . रा . क्षे. दि . सं . 26 

[ N. C. T. D. No. 26 


भाग - II खंड 1 

PART - II Section 1 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELILI 


- 


- 


कार्यालय , मुख्य चुनाव अधिकारी, दिल्ली 

अधिसूचना 

दिल्ली , 26 मई, 2015 
फा. सं. मु . चु. अ./ चु.सं . 102 ( 12)/ 2015/33591. -निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 
भारत निर्वाचन आयोग प्रकाशित किया जाता है : 

निदेश 

दिल्ली, 21 मई, 2015 
सं . 576/3/2015/ एसडीआर. --- यतः,निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 70 के साथ पठित नियम 22, 
30 एवं 49ख के अधीन ईवीएम की बैलेटिंग यूनिट पर प्रदर्शित किए जाने वाले मतपत्रों, साधारण मत पत्रों एवं डाक मत 
पत्रों पर ऐसे विवरण निहित होंगे जैसाकि निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए और 


1 . यतः , उपर्युक्त नियमों के अनुसरण में , आयोग ने बैलेटिंग यूनिट पर प्रदर्शित किए जाने वाले मत पत्र एवं 
डाक मत पत्र पर और परिषद निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचनों एवं विधान सभा सदस्यों द्वारा निर्वाचनों के लिए मत 
पत्रों पर मुद्रित किए जाने वाले विवरणों को विनिर्दिष्ट कर दिया है; और 
2 . यत :, आयोग ने यह नोट किया है कि ऐसे बहुत से मामले हैं जहां अभ्यर्थी एक जैसे या समान नाम से एक 
ही निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ते हैं , और यद्यपि एक समान नाम वाले दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के मामले 
में , अभ्यर्थियों के नाम में उपयुक्त प्रत्यय जोड़े जाते हैं , फिर भी आयोग ने विचार किया है कि मतदान के समय 
23:13 DG/ 2015 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART II SEC . I 


- 


- 


Rive 


www 


निर्वाचकों के मस्तिष्क से भ्रम को निकालने के लिए अतिरिक्त उपाय किए जाने अपेक्षित हैं और इसके अतिरिक्त 
आयोग ने यह विचार किया है कि मत पत्र पर अभ्यर्थियों के फोटोग्राफ से निर्वाचकों को अपना मत डालने में और 
अभ्यर्थियों को भी अपना प्रचार करने में सुविधा होगी । 
3. अत:, अब , मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् , निर्वाचनों के संचालन नियम 1961 के 
नियम 70 के साथ पठित नियम 22, नियम 30 तथा नियम 49ख के अधीन आयोग द्वारा समय -समय पर जारी 
किए गए विद्यमान निदेशों के आंशिक संशोधन में , आयोग एतद्दवारा विनिर्दिष्ट करता है कि 1 मई, 2015 के बाद 
कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों में ईवीएम की बैलेटिंग यूनिट पर प्रदर्शित किए जाने वाले मत पत्रों , साधारण 
मत पत्रों तथा डाक मत पत्रों में विद्यमान निदेशों के अनुसार विवरणों के अतिरिक्त इन पर अभ्यर्थियों के फोटो भी 
मुद्रित होंगे। अभ्यर्थियों के फोटो , अभ्यर्थियों के नाम के लिए पैनल में मुद्रित होंगे तथा अभ्यर्थी के नाम तथा प्रतीक 
के मध्य में नाम के दाहिने ओर या मत/प्राथमिकता चिन्हित करने के कॉलम , जैसी भी स्थिति हो , में आएंगे । 
फोटोग्राफ के लिए विनिर्देशन निम्नलिखित अनुसार होंगे : 
( क) अभ्यर्थियों को अपनी नवीनतम फोटो प्रस्तुत करना अपेक्षित है ( अधिसूचना की तिथि से 3 माह पहले की 

पूर्ववर्ती अवधि के दौरान लिया गया हो ) 


(ii) फोटो व्हाइट/ ऑफ व्हाइट पृष्ठभूमि में स्टाम्प आकार 2से. मी .x 2.5 से. मी. ( चौड़ाई में 2 से. मी . तथा ऊंचाई में 2. 5 

से . मी .) होनी चाहिए, पूरा चेहरा सीधे कैमरे की तरफ हो , चेहरे की तटस्थ अभिव्यक्ति हो तथा आंखें खुली हों । 
फोटो अभ्यर्थी की सुविधानुसार रंगीन या काला और सफेद हो । 


(iii) फोटो साधारण पोशाक में होना चाहिए। वर्दी में फोटो की अनुमति नहीं है। टोपी/ हैट लगाने से बचना चाहिए/गहरे 

रंग के चश्मे से भी बचना चाहिए। 


4. उपर्युक्त निदेश , इसके पश्चात आयोजित किए जाने वाले सभी लोक सभा , राज्य सभा , विधान सभा तथा 
विधान परिषद के निर्वाचनों पर लागू होंगे । 


आदेश से , 
अनुज जयपुरियार , सचिव 


आदेश से , 
ए . के. श्रीवास्तव , उप मुख्य चुनाव अधिकारी 


PART II SR : 11 


DELUI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


ASEAN 
ALANAN 


www 


VMA 


OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER ,DELHI 

NOTIFICATION 
Delhi, the 26th May, 2015 


F. No . CEO / COE / 102 ( 12)/ 2015 / 33591, -- The following is published for general information : 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 


DIRECTION 


Delhi, the 21st May , 2015 


No. 576 / 3 / 2015 / SDR . - Whereas, under Rules 22, 30 and 49B read with Rule 70 of the Conduct of Elections 
Rules, 1961, the ballot paper to be displayed on the balloting unit of the EVM , ordinary ballot papers , and postal ballot 
papers shall contain such particulars as the Election Commission may specify ; and 


1 . Whercas, in terms of abovementioned Rules, the Commission has specificd the particulars to be printed on the 
ballot paper to be displayed on the balloting unit and the postal ballot paper, and on ballot papers for clcctions from 
Council Constituencies and at clections by Assembly members ; and 
2 . Whercas, the Commission has noted that there are many cases where candidates with same or similar names 
contest from the saine Constituency, and although appropriate suffixes are added to the names of candidates in the 
cvent of two or more candidates having samename, the Commission considers that additional measures are required for 
removing confusion in the minds of electors at the time of voting, and further, the Commission considers that 
photographs of candidates on ballot paper will facilitate the electors in casting their votes and also the candidates in 
their campaign : 
3 . Now , therefore, after having considered all aspects of the matter, the Commission , in partialmodification of its 
existing directions under Rule 22 , Rule 30 and Rule 49B read with Rule 70 of the Conduct of Elections Rules 1961, 
issued from time to time, hereby specifies that tor all elections to be held from 1st May 2015 onwards, the postal hallot 
papers, thc ordinary ballot papers and the ballot papers to be displayed on the balloting unit orEVM shall , in addition to 
the particulars as per the existing directions, also contain the photograph of the candidates printed thercon . The 
photograph of the candidates shall be printed in the panel for the name of the candidates and shall appear to the right 
side of the name in between the naine and symbol of the candidate or the column for marking votc /preference , as the 
case may be. The specification for the photograph shall be as follows: 

( a ) The candidates are required to submit their recent photograph ( taken during the preceding period of 3 

months before the date of notification .) 
(ii) The photograph should be of stamp size 2 em . X 2.5 cm . (2 cm . in breadth and 2 .5 em . in height) in 

white /off white background , with full face view directly facing the camera , neutral facial expression with 

cyes open. The photo may be in colour or black and white asmay be convenient for the candidate . 
(ili) Photograph should be in normal clothing . Photograph in uniform is not permitted. Caps/hats should be 

avoided . Dark glasses also are to be avoided . 
4. The above direction shall apply in relation to all elections to the llouse of the People . Council of States, 
Legislative Assembly and Legislative Council to be held hereafter, 

By Order 


ANUJJAIPURIAR , Socy . 


By Order, 


A . K . SRIVASTAVA , Dy. Chief Tilectoral Officer 


Printed by the Manager, Goverment of India Press, Ring Road , Mayapuri. New Delhi- 110064 

and Published hy the Controller of Publications. Delhi- 1100514. 


